निबंधन संख्या पी0टी0-40 





सत्यभेव जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 





26 अग्रहायण 1942 (210) 
(सं० पटना 953) पटना, वृहरपतिवार, 17 दिसम्बर 2020 


11० 8 ० 1 








एक puk 
26 नवम्बर 2020 


सं० सी0/एल0ए0-09/2007 (पार्ट )/6490/जे०0---विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-6 
की उपधारा-2(बी) (अध्याय-ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बिहार के राज्यपाल, उच्च 
न्यायालय, पटना के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, उच्च न्यायालय, पटना के सेवारत माननीय न्यायमूर्ति 
श्री हेमनत कुमार श्रीवास्तव को, माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने के 
'फलस्वरूप, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। 
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
पी0 सी0 चौधरी, 
सरकार के सचिव | 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 953-571+500-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


